HTRA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण , 1940 ( श० ) 


संख्या - 772 राँची, शुक्रवार 


10 अगस्त , 2018 (ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
10 अगस्त , 2018 


संख्या- परि०वि०-(शमन )- 18/ 2018- 686 -- पूर्व में राज्य के छ : जिलों यथा - राँची, जमशेदपुर , 
धनबाद, बोकारो, हजारीबाग एवं देवघर के ट्रैफिक थानो को परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 
953, दिनांक 14 सितम्बर , 2009 द्वारा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा - 200 के तहत शमन 
की शक्ति प्रदत्त की गई है । 

2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची द्वारा राज्य में तीन नये ट्रैफिक 
थाना यथा - गिरिडीह, रामगढ़ एवं सरायकेला- खरसांवा का सृजन किया गया है एवं इन जिलों के 
पुलिस पदाधिकारियों को भी मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा- 200 के तहत शमन की शक्ति 
प्रदान करने एवं राज्य के सभी 24 जिलों में नागरिक पुलिस/ यातायात पुलिस के राजपत्रित 
पदाधिकारी, यातायात पुलिस सहायक अवर निरीक्षक एवं उसके उपर की पंक्ति के पदाधिकारियों को 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2018 
मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा -158 ( 6) एवं धारा- 196 के तहत शमन की शक्ति की अपेक्षा 
की गई है । 


3. उपरोक्त के क्रम में नवसृजित यातायात थानों-गिरिडीह , रामगढ एवं सरायकेला 
खरसांवा में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षकों से अन्यून पुलिस पदाधिकारियों को मोटरवाहन 
अधिनियम 1988 की धारा- 200 के तहत शमन की शक्ति एवं राज्य के सभी 24 जिलों में नागरिक 
पुलिस/ यातायात पुलिस के राजपत्रित पदाधिकारी, यातायात पुलिस सहायक अवर निरीक्षक एवं उसके 
उपर की पंक्ति के पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा -158(6) एवं धारा - 196 के 
तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । 


4. सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत विभागीय शीर्ष- 0041 
(बैंक खाता संख्या- 10923552813, भारतीय स्टेट बैंक , डोरण्डा, राँची) में तथा शेष 10 प्रतिशत सड़क 
सुरक्षा कोष ( खाता संख्या - 36744433613, स्टेट बैंक डोरण्डा , राँची) में प्रत्येक कार्य दिवस को जमा 
करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही प्रत्येक माह की पहली तारिख को विगत माह में वसूल किये गये 
जुर्माने की राशि की विस्तृत विवरणी विहित प्रपत्र में परिवहन विभाग , झारखंड, राँची को उपलब्ध 
कराना सुनिश्चित करेंगे । 


5. अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपर्युक्त प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग 
से विहित प्रपत्रों यथा - जब्ती रसीद , मनी रसीद आदि प्राप्त कर उसी के माध्यम से नियमानुसार 
यथावांछित राशि की वसूली की जायेगी एवं इस प्रकार वसूल की गयी राशि को ससमय विभागीय शीर्ष 
कंडिका -4 में वर्णित बैंक खातों में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


भूषण पासवान , 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 772 -- 50 


